निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 254) 


___ 17 चैत्र 1932 ( श ) 
पटना, बुधवार , 7 अप्रील 2010 


जल संसाधन विभाग 

- - - - - - - 

अधिसूचना 

15 जनवरी 2010 
सं0 07 / ए - 01 - 1003 / 2005 ( खण्ड - II) - 18 - कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक एवं 


प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्र संख्या 14 / 279 / 2002 एस0 आर0 ( एस० ) दिनांक 15 सितम्बर 
2004 की कंडिका - 2 में दिये गये दिशा निर्देश तथा उत्तरवर्ती झारखण्ड एवं बिहार राज्य सरकार की सहमति के 
आलोक में बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा - 72 की उप -धारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अंतिम 
रूप से आवंटित सहायक अभियंता ( असैनिक ) को गृह विशेष विभाग, बिहार सरकार पटना का अधिसूचना ज्ञाप 
संख्या स्टेट्स / झा०वि० - 581 / 2006 - 10438 पटना, दिनांक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा निम्नांकित सहायक अभियंता 
को उनकी आपसी सहमति के आधार पर उत्तरवर्ती झारखण्ड राज्य में सेवा स्थानांतरित होने के फलस्वरूप दिनांक 
25.01. 2010 तक अपना प्रभार सौंपकर जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान देने का निदेश दिया जाता 
है । उक्त तिथि तक प्रभार नहीं सौंपने / त्यागने पर दिनांक 31 जनवरी 2010 के वाद वे स्वतः विरमित समझे 
जायेंगे । 
क्रम | पदा0 / सहायक अभि0 ( असै0) जन्म तिथि वर्तमान पदस्थापन 

पारस्परिक 
संख्या | का नाम / आई0डी0 / वरीयता / 

स्थानांतरण के 
गृह ज़िला 

आधार पर 

स्थानान्तरित राज्य 

4 
श्री शिव कुमार देव , सहायक 01. 10. 1960 | ढाका नहर नवीकरण अवर झारखण्ड 
अभियंता ( असैनिक), आई० डी० 

प्रमंडल, घोड़ासहन , (ढाका 
3402, वरीयता क्रमांक 

नहर नवीकरण प्रमंडल , ढाका , 
3831 / 01, गृह जिला -सिद्धि 

(बिहार) 
( एम0पी0 ) 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 अप्रील 2010 


2. प्रासंगिक पारस्परिक स्थानांतरण में यात्रा भत्ता देय नही होगा एवं वरीयता का दावा मान्य नहीं होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ओम प्रकाश अम्बरकर, 
सरकार के संयुक्त सचिव ( प्रबंधन) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 254- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


